सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 अग्रहायण, 1940 ( श० ) 
22 नवम्बर, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1042 राँची, गुरुवार, 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


अधिसूचना 
20 नवम्बर, 2018 


संख्या - 03नि0 / न0 - 84 / 2018रा0नि0आ0 - 1552..यतः झारखण्ड राज्य के राज्यपाल, झारखण्ड 
नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 539 के अधीन निर्गत की गई , नगर विकास एवं आवास विभाग की 
अधिसूचना संख्या 5513 राँची, दिनांक 19.11. 2018 द्वारा मिहिजामनगर परिशद ( वर्ग - ख) ( वार्ड संख्या - 03 / वार्ड 
पार्शद - अनारक्षित / महिला), आदित्यपुर नगर निगम (वार्ड संख्या -28 / वार्ड पार्शद - अनारक्षित / अन्य ), कपाली नगर 
परिशद ( वर्ग - ख ) ( कपाली नगर परिशद (वर्ग - ख) का सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र / उपाध्यक्ष - अनारक्षित / अन्य), 
कपालीनगरपरिशद ( वर्ग - ख ) ( वार्ड संख्या - 10 / वार्ड पार्शद - पिछड़ा वर्ग / अन्य ), कपालीनगरपरिशद (वर्ग - ख ) ( वार्ड 
संख्या - 15 / वार्ड पार्शद - पिछड़ा वर्ग / महिला ) तथा सरायकेला नगर पंचायत ( वार्ड संख्या - 10 / वार्ड 
पार्शद- अनुसूचित जनजाति / महिला) के निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से यह अपेक्षा करते हैं कि नगरपालिका 
उप निर्वाचन , 2018 के संदर्भ में वे उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदतों के उपबंधों के 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 22 नवम्बर , 2018 


अनुसार एक चरण में दिनांक 19.12. 2018 को दो जिलों यथा जामताड़ा एवं सरायकेला - खरसावाँ में मतदान कर 
पदधारी निर्वाचित कर दें ; 

अतः झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 35 के उपबंधों के 
कार्यान्वयन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड, एतद् द्वारा एक चरण में संलग्न अनुसूची - 1 में विनिर्दिष्ट 
निर्वाचन क्षेत्रों / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त उप निर्वाचन के सम्बंध में निम्न रुपेण निर्वाचन प्रक्रम को नियत 

करता है: 
| ( क ) | जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( नगरपालिका) द्वारा प्रपत्र 5 में उप निर्वाचन की 22 .11. 2018 ( गुरुवार ) 

सूचना प्रकाशन की तारीख 


नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख 


30.11. 2018 ( शुक्रवार) 


| (ग) 


( पूर्वाह्न 11 :00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक ) 
नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तारीख 
(पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3: 00 बजे तक ) 


| 01.12.2018 ( शनिवार) 


अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख 


03.12.2018 ( सोमवार ) 


( पूर्वाह्न 11 : 00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक ) 
| (ड) निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तारीख 

( पूर्वाह्न 11 :00 बजे से कार्यपूर्णहोने तक ) 


04.12. 2018 (मंगलवार) 


मतदान की तारीख 


19.12. 2018 ( बुधवार ) 


( प्रातः 7: 00 बजे से अपराह्न 3: 00 बजे तक ) 


मतगणना की तारीख 


22.12. 2018 ( शनिवार) 


( प्रातः 8: 00 बजे से ) 


| ( ज ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न करा लिया जाएगा 


23. 12 .2018 (रविवार ) 


और कण्डिका ( च ) में अंकित किए गए समय को ऐसे समय के रुप में नियत करता है, जिसके दौरान 
यदि आवश्यक हुआ तो उप निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को अनुसूची - 1 के स्तम्भ ( 2) में विनिर्दिष्ट 
तत्स्थानी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा ; 

___ और उपर्युक्त अंकित निर्वाचन प्रक्रमों में प्रक्रम ( क ) से (ड.) तक की प्रक्रिया के लिए सम्बंधित निर्वाची 
पदाधिकारी के कक्ष को स्थान के रुप में विनिर्दिश्ट करता है । 

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से , 

ज्ञानेन्द्र कुमार, 

सचिव 
राज्य निर्वाचन आयोग , 

झारखण्ड 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 22 नवम्बर , 2018 


अनुसूची - 1 


सारणी 


नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या 


मतदान का समय 


पद का 
नाम 


1 


अनारक्षित 


महिला 


वार्ड पार्षद | जामताड़ा / मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग - ख ) / वार्ड 

संख्या - 03 


| प्रातः 07:00 बजे से 
अपराह्न 3: 00 बजे तक 


अनारक्षित | अन्य 


वार्ड पार्षद सरायकेला - खरसावाँ / आदित्यपुर नगर निगम / वार्ड 

संख्या - 28 


| प्रातः 07:00 बजे से 
अपराह्न 3:00 बजे तक 


उपाध्यक्ष 


अनारक्षित 


अन्य 


| सरायकेला- खरसावाँ / कपाली नगर परिषद ( वर्ग - ख) / 
सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र 


प्रातः 07:00 बजे से 
अपराह्न 3:00 बजे तक 


पिछड़ा वर्ग | अन्य 


वार्ड पार्षद सरायकेला - खरसावाँ / कपाली नगर परिषद (वर्ग - ख) / 

वार्ड संख्या - 10 


| प्रातः 07:00 बजे से 
अपराह्न 3: 00 बजे तक 


पिछड़ा वर्ग महिला । 


वार्ड पार्षद | सरायकेला - खरसावाँ / कपाली नगरप रिषद (वर्ग - ख ) / 

वार्ड संख्या - 15 


प्रात : 07:00 बजे से 
अपराह्न 3: 00 बजे तक 


वार्ड पार्षद | सरायकेला - खरसावाँ / सरायकेला नगर पंचायत / वार्ड 

संख्या - 10 


अनुसूचित । महिला 
जनजाति 


प्रातः 07 : 00 बजे से 
अपराह्न 3: 00 बजे तक 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से , 


ज्ञानेन्द्र कुमार , 

सचिव 
राज्य निर्वाचन आयोग 
झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1042 -- 50 


